V . 19804 

शाह०५ 


दिनांक .... .. को प्रा । 

90704 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 / 99 


REGD . NAINA L.-33004/99 


बार विवरण एक 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


P0 - 280 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (i) 
PARTI - Section 3 - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


th . 
Dept . 


30 
1o 


CPB. 220 


- 


सं . 132 ] 
No. 132 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , मार्च 13, 2004 / फाल्गुन 23, 1925 
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13 , 2004 /PHALGUNA 23, 1925 


पूरा किया 


भारतीय मानक ब्यूरो 

प्रभा 
अधिसूचना 

प. वि० एकक 
नई दिल्ली, 12 मार्च, 2004 
सा. का.नि . 192 ( अ). -- भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 ( 1986 का 63 ) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय मानक ब्यूरो ( कर्मचारियों की सेवा के निबंधन व शर्ते ) , 
अधिनियम , 1988 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन विनियमों को भारतीय मानक ब्यूरो ( कर्मचारियों की सेवा के निबंधन व शर्ते ) संशोधन विनियम, 2004 कहा जाएगा । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । 
2. भारतीय मानक ब्यूरो ( कर्मचारियों की सेवा के निबंधन व शर्ते) विनियम 1988 में : 
( क ) मद क और ख के लिए विनियम 6 के उपविनियम ( 1 ) में निम्नलिखित मदों को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् : 

( क ) समूह क के उन पदों जिनके वेतनमान का अधिकतम 16500/ - रु. से अधिक है, के लिए स्थाई स्टॉफ समिति ; 

( ख ) समूह क के उन पदों जिनके वेतनमान का अधिकतम 16500 /- रु. से अधिक नहीं है, के लिए चयन समिति क ; 
( ख ) मद ( II ) के लिए विनियम 7 के उपविनियम ( 2 ) में निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : -- 
" ii. ब्यूरो के वैज्ञानिक जी / वैज्ञानिक एफ ; " । 

[ फा. सं. बीआईएस/ईसी/ आरइजी/3 ] 

निर्मल सिंह , महानिदेशक 
पाद टिप्पणी : - मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में संख्या सा. का .नि . 34 ( अ ) दिनांक 15 जनवरी, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में 

संख्या सा. का. नि . 598 ( अ ) दिनांक 25 जून, 1990, संख्या सा. का. नि . 724 ( अ ) दिनांक 22 अगस्त 1990, संख्या सा. का. नि . 
808( अ ) दिनांक 21 सितम्बर, 1990 , संख्या सा . का. नि. 204( अ ) दिनांक 5 अप्रैल, 1991, संख्या सा. का. नि. 552 ( अ ) दिनांक 
13 अगस्त , 1993, संख्या सा . का . नि . 749 ( अ ) दिनांक 16 नवम्बर, 1995 , संख्या सा . का .नि . 368 ( अ ) दिनांक 20 अगस्त , 
1996, संख्या सा. का.नि . 374( अ ) दिनांक 9 जुलाई , 1997 , संख्या सा . का.नि. 635( अ ) दिनांक 5 नवम्बर , 1997, संख्या 
सा . का .नि . 644 ( अ ) दिनांक 15 नवम्बर , 1997 , संख्या सा . का. नि . 725 ( अ ) दिनांक 31 दिसम्बर , 1997 , संख्या सा. का. नि . 
79 ( अ ) दिनांक 20 फरवरी, 1998, संख्या सा. का .नि . 31 ( अ ) दिनांक 11 जनवरी, 2000 और संख्या सा. का .नि . 327 ( अ ) 
दिनांक 8 मई, 2001 द्वारा संशोधित किया गया । 


820 G / 2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 3 (1)] 


. 


. 


. 


... 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th March , 2004 
G .S. R . 192 (E ).--- In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 
of 1986 ), the Executive Committee of the Bureau of Indian Standards, with the previousapproval of the CentralGovernment, 
hereby makesthe following Regulations further to amend the Bureau of Indian Standards ( Terms and Conditions of Service 
of Employees )Regulations, 1988 , namely : 
1. (1) These Regulations may be called the Bureau of Indian Standards ( Terms and Conditions of Service of 

Employees) Amendment Regulations, 2004 . 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. In the Bureau of Indian Standards (Termsand Conditions of Service of Employees) Regulations, 1988 : 
(a ) in Regulation 6 , in sub -regulation (1), for item a and b , the following items shall be substituted ,namely : 
(a ) Standing Staff Committee for Group ‘ A ’ posts carrying a scale of pay maximum of which exceeds 

Rs. 16500 ; 
(b ) Selection Committee ‘ A ’ for Group ‘A ’ posts carrying a scale of pay maximumof which does not exceed 

Rs. 16500" ; 
(b ) in Regulation 7, in sub- regulation (2) for item ( ii), the following item shall be substituted , namely :- - 
" ü. Scientist G /Scientist F ofthe Bureau ,". 

[F. No. BIS/EC /REG /3 ] 

NIRMAL SINGH , DirectorGeneral 
Foot Note : - The principal Regulations were published in the Gazette of India vide number G .S .R . 34 (E ) dated the 15th 

January , 1988 and subsequently amended vide number G . S. R . 598 (E ) dated 25th June, 1990 , Number G .S . R . 
724 ( E ) dated 22nd August, 1990 , number G . S . R 808 (E ) dated 2 1st September, 1990 , nubmer G . S. R . 204(E ), 
dated 5th April, 1991 , number G . S .R . 552 (E ) dated 13th August , 1993 , number G . S . R . 749 (E ) dated 16th 
November, 1995 , number G .S .R . 368(E ) dated 20th August, 1996 , nubmer G .S .R 374 (E ) dated 9th July , 1997 , 
number G .S . R . 635 ( E ) dated 5th November , 1997 , number G .S .R . 644 (E ) dated 15th November , 1997, nubmer 
G .S .R . 725 (E ) dated 31stDecember , 1997., number G .S .R 79 (E ) dated 20th February, 1998 , number G . S. R . 31(E ) 
dated 11th January , 2000 and number G . S .R . 327 (E ) dated 8th May, 2001. 


- 


- 


- 


- 


--- 


---- 


. 


. 


. 


. 


-- 


- 


-------------- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publivations , Delhi-110054 . 


